निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 551 ) 


20 आश्विन 1934 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 12 अक्तूबर 2012 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


- - - - - - 


अधिसूचना 

18 अगस्त 2011 
सं0 वन्यप्राणी - 07 / 04 / 371 ( ई० ) / प०व० – राज्य में अधिसूचित वन क्षेत्रों के बाहर अवस्थित आर्द्रभूमि के 
प्रबन्धन तथा इनमें विभिन्न क्रियाकलापों के विनियमित हेतु आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबन्धन) नियम , 8 (2), 2010 के 
निहित प्रावधानों के तहत पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार को नोड्ल ( नाभिक ) विभाग घोषित किया जाता है । 
2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


रामावतार राम , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 551 -571+ 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


